Supplement - II 


सत्यमेव जयते 


GOVT 
.OF 


HARYANA 


Haryana Government Gazette 


Published by Authority 


© Govt. of Haryana 


No. 11-2019 ] 


CHANDIGARH, TUESDAY , MARCH 12 , 2019 ( PHALGUNA 21 , 1940 SAKA ) 

General Review 


वास्तुकला विभाग की वर्ष 2017-2018 की प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा । 

दिनांक 23 जनवरी, 2019 
संख्या वास्तु -2018/ सी ० एफ ० एम ० एस०-1841. वास्तुकला विभाग , हरियाणा एक राजकीय संगठन है जिसे 51 वर्षों से 
अधिक का विशाल व विविध अनुभव है । विभाग हरियाणा राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपुर्ण भूमिका निभाता 
है । यह विभाग राज्य के सभी विभागों / मण्डलों / निगमों / स्वायत संस्थाओं / विश्वविद्यालयों के भवनों के विस्तृत श्रेणी के नमूनें 
व डिजाईनों के लिए वास्तुकी सेवाएं प्रदान करता है । 

यह विभाग हरियाणा के राजस्व, न्याय , स्वास्थ्य , शिक्षा , तकनीकी शिक्षा, खेल, सामाजिक कल्याण व अन्य विभागों की 
परियोजनाओं के नमूनें व कार्यान्वन में शामिल है । इस विभाग द्वारा सम्पूर्ण हरियणा राज्य के विभिन्न स्थानों पर नये अस्पतालों 
के अतिरिक्त मौजूदा अस्पतालों को सुधार करने , सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों , प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप - स्वास्थ्य केन्द्रों की 
योजना तैयार की है । विभाग द्वारा जिला स्तर पर और उप - मण्डल स्तर ई - दिशा केन्द्र ( सरल ), उच्चतर शिक्षा विभाग के लिए 
राजकीय महाविद्यालय और आबकारी एवं कराधान विभाग के विभिन्न जिला मुख्यालय भवनों की योजना तैयार की जा रही है । 

वास्तुकल विभाग उपयोगकर्ता विभागों और विभिन्न अभियांत्रिक विभागों की भी योजना अवस्था पर और क्षेत्रिय स्तर पर 
कम खर्चीलें , उपयुक्त रूप से कार्यरत और सुन्दर मनभावन भवन कार्यों के नक्शों को पूर्ण करने में सहयोग करता है । 


आलोक निगम 
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार , 


चण्डीगढ़ः 
दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 


वास्तुकला विभाग । 


( 42 ) 


SUPPLT. TO HARYANA GOVT. GAZ . , MAR . 12 , 2019 (PHGN . 21, 1940 SAKA ) 


43 


REVIEW OF ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT OF ARCHITECTURE DEPARTMENT 

HARYANA FOR THE YEAR 2017-18 . 


The 23rd January, 2019 
No. Arch -2018 /CFMS- 1841.- The Department of Architecture, Haryana , is a State Government 
Organization with vast and varied experience of more than 51 years. The Department has a key role in the 
designing and development of infrastructure if) the State of Haryana . It renders architectural services to all State 
Governmeht Departments/ Boards/Corporations/Autonomous bodies/ Universities in planning and designing of a 
wide spectrum of building types . 

The department is involved in the planning and execution of the projects of Revenue, Judiciary , Health , 
Education and Technical Education , Sports , Social Welfare and other Departments of Haryana. The department has 
planned new hospitals as well as up - gradation of existing hospitals , Community Health Centers , Primary Health 
Centers and Sub Health Centers at various places in the entire state . The department is planning E -Disha Kendras 
( Saral) at Distt and Sub Division levels , Government Colleges for the Higher Education Department and various Distt. 
Head quarters buildings for- Excise and Taxation Department. 

The Department of Architecture also coordinates with the user departments as well as the different 
Engineering departments at planning stage and at field level to complete a record number of building projects in a 
manner to achieve economical, functionally suitable and aesthetically appealing designs. 


Chandigarh : 
The 20th December , 2018 . 


ALOK NIGAM , 
Additional Chief Secretary to Government Haryana , 

Architecture Department, Chandigarh . 


56916C.S . - H.G.P ., Chd . 


